thi 


U 


. 


. 


. 


VSSAYA 
सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


22 अग्रहायण , 1940 ( श० ) 
13 दिसम्बर , 2018 ( ई० ) 


संख्या- 1119 राँची, गुरुवार, 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 

10 दिसम्बर , 2018 
संख्या-5/ आरोप -1-94/ 2014-2872 ( HRMS)-- पुलिस अधीक्षक , भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो , राँची के 
पत्रांक - 11084/ अभि० , दिनांक 2 नवम्बर, 2018 द्वारा श्री विनोद कुमार झा , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
568 /03), तत्कालीन उप सचिव, जल संसाधन विभाग- सह-उप समाहर्ता, राजस्व प्रमंडल, राँची के 
विरूद्ध निगरानी थाना कांड सं०-16/2013 एवं निगरानी ( स्पेशल ) वाद सं०-17/ 2013 में दिनांक 
6 सितम्बर , 2018 को पारित न्यायादेश में श्री संतोष कुमार , विशेष न्यायाधीश (Special Judge ), 
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राँची के न्यायालय द्वारा श्री झा को दोषी पाते हुए एक साल के सश्रम 
कारावास एवं 5,000/- रूपये का अर्थ दण्ड अधिरोपित किया गया है । 

2. अतः श्री झा को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के 
नियम -9( 2)( ख ) के तहत् तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है । 

3. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय , दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल , 
राँची रहेगा। जहाँ वे विभागीय परिपत्र सं०-3838 दिनांक 22 मार्च, 2017 में निहित निदेशों के अनुरूप 
अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) गुरुवार , 13 दिसम्बर 2018 


4 . निलंबन अवधि में श्री झा को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम -96 के अन्तर्गत मात्र जीवन निर्वाह 
भर्ता देय होगा। 


Employee Name 


Decision of the Competent Authority 


Effective Date 


SI. 
No . 


( G . P. F. No.) 


BINOD KUMAR JHA 


10/ 12/ 2018 


( BHR/ BAS / 2558 ) 


श्री विनोद कुमार झा , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 
568/03 ) को झारखण्ड सरकारी सेवक 
(वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 
2016 के नियम -9( 2)( ख ) के तहत् तत्काल 
प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया 
जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अशोक कुमार खेतान , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 
जीपीएफ संख्या: BHR/ BAS / 2972 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 1119 -- 50 


